REGISTERED No . D .( D ) - 72 


rfasten to thi).72 


SECRETARIAT / 


भारतका राजपत्र 
Che Gazette of derden 


. 


OTO 


" 


4U 


VANI 


- 


1 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - सा1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 210] रिल्ली , मंगलवार, नवम्बर 4, 1980/ कार्तिक 13, 1902 
N - 210 ) NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4 , 1980 /KARTIKA 13, 1902 


सभापभिसापक संबायी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Reputa pealing la ghrow to the Port in order that, it may be filed as a separate 

compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 

निर्यात व्यापार नियंत्रण 
सामानका सपना सं . 15-टिसी(पीएम )/ 80 

नई दिल्ली , 4 नवम्बर , 1980 
विषय : भारतीय रूपक फिल्मों के विडियो राइट्स का निर्यात । 

मिसिल सं . 12 / 8/ 80- 1 . 1 . उपय क्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण ) संशोधन 
आदेश से . ई ( सी ) ओ , 1977 / एएम (188) , दिनांक 4 नवम्बर , 1980 की ओर ध्यान 
दिलाया जाता है । 

2 . इस समय खुले सामान्य लाइसेंस सं . 4 के अधीन एक्सपोज्ड मिनेमाटोग्राफिक 
( एक फिल्म का निर्यात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सरणीवर 
900MMON 

( 1047 ) 


1048 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART I- Sec . 1] 

- -- - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - 
है । अब यह निश्चय किया गया है कि भारतीय सपक फिल्मों के विडियो राष्ट्रस 
की बिक्री भी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सरणीबद्ध कर दी 
जाएंगी । सदनसार , अप्रैल , 1980 मार्च , 1981 की निर्यात नीति के नीति विवरण 
की पृष्ठ सं . 18 पर की क्रम सं . 55 (1) ( क ) के सामने के कालम -2 में वर्तमान प्रविष्टि 
और पष्ठ मं . 28 के अनबन्ध - 1 की क्रम सं . 21 (1 ) के सामने के कालम में 
तत्सम्बन्धी प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

" भारतीय रूपक फिल्मों के विडियो राइट्स की बिक्री सहित एक्सपोज्ड 
सिमेमाटोग्राफिक फिल्मस ( रूपक फिल्म ) " 

मणि नारायणस्न मी , मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 

EXPORT TRADE CONTROL 
Public Notice No. 75 -ETC (PN )/ 80 

New Delhi, the 4th November , 1980 
Sub : Export of video rights of Indian feature films. 

F. No. 12 / 8 / 80 - EL. --- Attention is invited to the Exports ( Control) Amend . 
ment Order No . E( C ) O , 1977 / AM( 186 ) dated the 4th November, 1980 , on the 
above subject . 

2. At present, export of exposed cinematographic films (feature ilms) is 
canalised through National Film Development Corporation , under OGL , 4 . It 
has now been decided that the sale of video rights of Indian fcaturo Aims shall 
also be canalised through National Filin Development Corporation , Accordingly , 
in the Policy Statement of Export Policy April 1980 - March 1981, the existing 
entry appearing in Col. 2, against Sr. No. 55ti)( a ), ( Page 18) and the correspon 
ding eniry in Col, 2 against şi, No 21(1) of Annexure I ( Page 28 ), shall be 
substituted by the following : 

" Exposed Cinematographic films (feature films) including sole of video 

rights of Indian feature films" 


MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 
A POLLISHED BY THE CONTROLLEL OF PUBLICATIONS , DLमा - 1100541980 


